सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

14 कार्तिक 1936 ( श० ) 
संख्या 575 राँची , बुधवार 

5 नवम्बर , 2014 (ई० ) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
22 अक्टूबर, 2014 


संख्या-4/ न0वि0/नियमावली/101/ 2014- 4491 -- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की 
धारा -590 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा 
“ झारखण्ड नगरपालिका (उपमहापौर /उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया ) नियमावली 
2014 ” के नियम - 2 ( च), 3 (1), 3 ( 2) ( क ), 3 ( 7), 3 (10), 3 ( 21), 3 ( 25 ), 4 (1 ), 4 ( 3) ( घ ) एवं 
प्रपत्र -3 में निम्नरूपेण संशोधन करते है : 


. 


नियमावली | अधिसूचित नियमावली में किया गया नियमावली में की जानेवाली अपेक्षित 
के नियम | प्रावधान 

संशोधन 


2 ( च ) 


| “कार्यपालक पदाधिकारी से अभिप्रेत है “कार्यपालक पदाधिकारी से अभिप्रेत है 
| झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 
2011 की धारा- 55 (1) ( ख ) ( क) के 2011 की धारा - 55 (1) ( ख) के पश्चात् 
अधीन " शब्द अंकित है । 

( क ) को विलोपित एवं (i) को 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 5 नवम्बर , 2014 


प्रतिस्थापित किया जाता है । 


3 ( 1 ) 


| नगर निगम , नगर परिषद या नगर नगर निगम , नगर परिषद या नगर 
पंचायत का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 
पार्षद , यथास्थिति , किसी नगर निगम पार्षद , यथास्थिति , किसी नगर 
का उपमहापौर तथा नगर परिषद या निगम का उपमहापौर तथा नगर परिषद 
नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के विरूद्ध या नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के विरूद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है । अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है । 


___ परन्तु यह कि उपमहापौर । 
उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
वैसी परिस्थिति मे ही लायी जा सकेगी 
जब वह उपमहापौर / उपाध्यक्ष अधिनियम 
की धारा 32 के अध्यधीन 
महापौर/ अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग , 
कृत्यों का सम्पादन तथा कर्तव्यों का 
निर्वहन कर रहा हो । 


" 


" 


3 


3 ( 2) (क ) इस नियम के दूसरी पंक्ति के कोष्ठक (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी)”” शब्द 

में उल्लिखित "(मुख्य कार्यपालक को विलोपित किया जाता है । 
पदाधिकारी) " शब्द अंकित है । 


3 ( 7 ) 


| इस नियम के तीसरी पंक्ति में ""मंतव्य व्यक्त शब्द को विलोपित कर 
उल्लिखित "मंतव्य व्यक्त ” शब्द " समाधान " शब्द प्रतिस्थापित किया 
अंकित है । 

जाता है । 


3 ( 10 ) 


इस नियम के तीसरी पंक्ति में ""गिर " शब्द को विलोपित कर "निरस्त 
| उल्लिखित " गिर ” शब्द अंकित है । हो " शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है । 


3 ( 21 ) 


इस नियम के दूसरी पंक्ति में “तीसरी ” शब्द को विलोपित कर 
| उल्लिखित " तीसरी ”” शब्द अंकित है । दोबारा शब्द प्रतिस्थापित किया जाता 


| 3 ( 25) 


इस नियम के चैथी एवं पाँचवी पक्ति में “जिला निर्वाचन पदाधिकारी ” शब्द को 
उल्लिखित “जिला निर्वाचन पदाधिकारी” विलोपित कर “ राज्य निर्वाचन आयोग ” 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 5 नवम्बर , 2014 


शब्द अंकित है । 


शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है । 


4 ( 1 ) 


इस नियम के प्रथम पंक्ति में इस नियम के प्रथम पंक्ति में उल्लिखित 
उल्लिखित “ यदि विशेष बैठक में ” के “ यदि विशेष बैठक में ” के पश्चात् एवं 
पश्चात् एवं “पार्षदों की ” शब्द के पहले “पार्षदों की ” शब्द के पहले “कुल 
| “ कुल निर्वाचित ” वाक्यांश को छोड़ दिया निर्वाचित ” वाक्यांश अंतस्थापित किया 
गया है । 

जाता है । 


4 (3) (घ) इस नियमावली में नया उप नियम (घ) इस उप नियम ( घ) को विलोपित किया 
जोड़ा गया है । 

जाता है । 


10 


प्रपत्र - 3 


मतपत्र 


इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र - 3 जो "हस्ताक्षर " शब्द को विलोपित किया 
| मतपत्र है के निम्न भाग में “हस्ताक्षर ” जाता है । 
शब्द अंकित है । 


यह संशोधन अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत होगा । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 575 -50 | 


